रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


andma 


REGD. NO . D . L.- 33004 / 99 


10 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खंड 3 - उप - खंड ( ii ) 
PART II — Section 3 — Sub -section (ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , बृहस्पतिवार , जुलाई 10 , 2014 / आषाढ़ 19 , 1936 
NEW DELHI, THURSDAY, JULY 10 , 2014 /ASHADHA 19 , 1936 


सं. 1453 ] 
No. 1453 ] 


कोयला मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 26 मार्च, 2014 
का . आ . 1727 ( अ). — केन्द्रीय सरकार ने कोयला धारक क्षेत्र ( अर्जन और विकास ) अधिनियम , 1957 ( 1957 का 20 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 7 की उप - धारा ( 1 ) के अधीन जारी भारत सरकार के कोयला मंत्रालय की अधिसूचना 
सं. का. आ . 454 ( अ ) , तारीख 23 जनवरी , 2013 द्वारा भारत के राजपत्र , भाग II , खण्ड 3 , उप - खण्ड (ii) , तारीख 25 फरवरी , 2013 में 
प्रकाशित की गई थी । उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट अवस्थापन में ऐसी भूमि में या उस पर के सभी अधिकारों के अर्जन 
करने के अपने आशय की सूचना दी थी ; 
__ और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 8 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ; 

और केन्द्रीय सरकार का , पूर्वोक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है , कि इसे संलग्न अनुसूची में यथा वर्णित 
205. 46 हेक्टर ( लगभग ) या 507. 70 एकड़ ( लगभग ) माप वाली भूमि और ऐसी भूमि में या उस पर के सभी अधिकार अर्जित किए जाने चाहिए । 

अतः अब केन्द्रीय सरकार , कोयला धारक क्षेत्र ( अर्जन और विकास ) अधिनियम , 1957 ( 1957 का 20 ) की धारा 9 की उप - धारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि , अनुसूची में वर्णित 205. 46 हेक्टर ( लगभग ) या 507.70 एकड़ ( लगभग ) 
माप वाली भूमि में या उस पर के सभी अधिकार अर्जित किए जाते हैं । 

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र के रेखांक सी - 1 ( ई )/III/ एफ आर/ 901 - 1013 , तारीख 8 अक्टूबर , 2013 का निरीक्षण 
कलक्टर , नागपुर ( महाराष्ट्र ) के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक , 1 , कांउसिल हाउस स्ट्रीट, कोलकाता ( पिन - 700001 ) के कार्यालय में या 
महाप्रबंधक , वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ( राजस्व विभाग ) , कोल एस्टेट , सिविल लाइन्स , नागपुर - 440001 ( महाराष्ट्र ) के कार्यालय में किया जा 
सकता है । 

अनुसूची 
अदासा भूमिगत खान 

नागपुर क्षेत्र 

जिला नागपुर ( महाराष्ट्र ) 
( रेखांक संख्या सी - 1( ई ) / III / एफ आर / 901- 1013 , तारीख 8 अक्तूबर , 2013 ) 
सभी अधिकार : 

_ भाग - क 
क्रम सं. ग्राम का नाम पटवारी सर्किल संख्या तहसील जिला क्षेत्रफल हेक्टर में टिप्पणी 
1 कोटोड़ी 

सावनेर नागपुर 10. 76 

भाग 
कुल : 10. 76 हेक्टर ( लगभग ) 
या 26.59 एकड़ ( लगभग ) 


2807 GI/ 2014 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC. 3(ii)] 


सभी अधिकार : 


भाग - ख 


( जहां खनन अधिकार पूर्व से प्राप्त हैं ) : 


क्रम सं. ग्राम का नाम 


पटवारी सर्किल संख्या 


तहसील 


जिला 


क्षेत्रफल हेक्टर में 


टिप्पणी 


येरण्डगांव 


सावनेर 


35.50 


भाग 


नागपुर 
नागपुर 


33 


29 .50 


भाग 


पटकाखेड़ी 
कोटोड़ी 


सावनेर 
सावनेर 


____ 3 


नागपुर 


129. 70 


भाग 


कुल : 
___ या 


194. 70 हेक्टर ( लगभग ) 
481.11 एकड़ ( लगभग ) 


( सभी अधिकार ) : 


भाग - क ) 


+ 


_ 


भाग - ख 


कुल क्षेत्रफल 


10. 76 हेक्टर 


194. 70 हेक्टर 


+ 


205. 46 हेक्टर ( लगभग ) 


या 


= 


507 . 70 हेक्टर ( लगभग ) 


26. 59 एकड़ 

481. 11 एकड़ 
ग्राम अदासा में अर्जित किए गए प्लाट संख्यांक : 


6 / ख , 7, 8, 9 , 13 , 187/1 , 187/ 2, 188 , 189/ 1, 189/2 , 190 , 191 , 192 , 193 , 194, 195 /1 - 195/2 , 196 , 197 , 198, 199 , 200, 201, 202 , 
203 , 204 , 205 , 206 , 207 , 211 , 212 , नाला ( भाग) । 
ग्राम पटकाखेड़ी में अर्जित किए प्लाट संख्यांक : 


123 , 124 , 125, 126 , 127 , 128 , 129, 130/ 1 - 130/ 2 , 137 , 138/ 1 - 138/ 2 , 144/ 1 - 144/ 2 145 , 146 , 147, 148 , 149 , 150 , 152 , सड़क 
( भाग ) । 


ग्राम कोटोड़ी में अर्जित किए गए प्लाट संख्यांक : 


2 , 3 /1 - 3/ 2 - 3/ 3 - 3/ 4 - 3/ 5 - 3/ 6 - 3/ 7 - 3/ 8 , 4 , 5 , 6 /1 , 6/ 2 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 / 1 - 12/ 2 , 13, 14, 15 , 16 , 17 , 18, 19, 20 , 21 , 
22 , 23 , 24, 25 , 26, 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 46 , 94 , 95 , 96 , 97 , 98 , 99 , 100 , 
101 , 102 , 103 , 104 , 111 , 112 , 113 , 114 , 115 , 116 , 117 , 118 , 119 /1 - 119 / 2 , 120 , 121 , 122 , 123 , 124 , 125 , 126 , 127 , 128 , 
129 , 130 , 131 , 132, 133 , 134 , 135 , 219 ( भाग ) , 220 ( भाग ) , 233 , 234, 235 , 236/ 1 - 236/ 2 - 236/ 3 - 236/ 4 - 236 / 5 - 236/ 6 
236/ 7 - 236/8 , 241 /1 - 241/ 2 , 242 , 243 , 244 , 245 , 246, 247, 248 , 249 , 250 , 251/ 1 - 251/ 2 , 253 , 254, 255 , 256 , 257, 258 , 259 , 
260 , 263/ 1 ( भाग ) - 263/ 6 ( भाग ) - 263 / 7 ( भाग ) - 263 / 8 ( भाग ) - 263/ 9 ( भाग ) , 265 , 266 , सड़क ( भाग ) , नाला ( भाग ) , सरकारी भूमि 
( भाग ) । 
सीमा वर्णन : 


क - ख - ग - घ : 


रेखा ग्राम पटकाखेडी में बिन्दु क से आरंभ होती है और प्लाट संख्या 150 की बाहरी सीमा से गुजरती है तत्पश्चात् सड़क 
को पार करती हुई प्लाट संख्यांक 124 , संख्यांक 123 की बाहरी सीमा से गुजरती है तथा ग्राम पटकाखेड़ी और ग्राम कोटोड़ी 
की सम्मिलित ग्राम सीमा को पार करती है तत्पश्चात् प्लाट संख्या 134 की बाहरी सीमा से गुजरती है तथा सड़क को पार 

की बाहरी सीमा और बिन्दु ग तक जाती है तत्पश्चात् सरकारी भूमि को पार करते हुए बिन्दु घ पर 
मिलती है । 
रेखा ग्राम कोटोड़ी में सरकारी भूमि की बाहरी सीमा से गुजरती है और सड़क को पार करती है तत्पश्चात् प्लाट संख्याक 26 , 
संख्यांक 25 , संख्यांक 24 की बाहरी सीमा से गुजरती है और सड़क को पार करती है एवं प्लाट संख्यांक 2 , संख्यांक 253 
की बाहरी सीमा से गुजरती है फिर सड़क को पार करती है तथा प्लाट संख्या 263/ 1 की बाहरी सीमा से गुजरती है और बिन्दु 
ङ तक जाती है तत्पश्चात् प्लाट संख्यांक 263 /1 - 263 /6 - 263/ 7 - 263/ 8 - 263 /9 में से गुजरती है और बिन्दु च पर 
मिलती है । 


घ - ङ - च : 


[ भाग II — खण्ड 3(ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


च - छ - ज - झ - ब : रेखा ग्राम कोटोड़ी में प्लाट संख्या 263 /9 की बाहरी सीमा से गुजरती है और सड़क को पार करती है तथा प्लाट संख्यांक 

244 , संख्यांक 243 , संख्यांक 241/ 1 - संख्यांक 241/2 , संख्यांक 236/1 - संख्यांक 236/ 2 संख्यांक 236/3 - संख्यांक 
236/ 4 - संख्यांक 236/5 - संख्यांक 236/ 6 - संख्यांक 236/7 - संख्यांक 236/8 की बाहरी सीमा और बिन्दु छ से गुजरती 
है फिर प्लाट संख्या 233 तथा प्लाट संख्यांक 220 , संख्यांक 219 में से गुजरती है और ग्राम कोटोड़ी और ग्राम येरण्डगांव 
की सम्मिलित सीमा रेखा को पार करती है तथा ग्राम येरण्डगांव में प्लाट संख्यांक 8 , संख्यांक 9 , बिन्दु ज और प्लाट 

सख्यांक 7 , संख्यांक 13 , संख्यांक 6ख , बिन्दु झ , और बिन्दु ब पर मिलती है । 
ज - ट - ठ - ड : रेखा ग्राम येरण्डगांव में नाले में से गुजरती है और ग्राम येरण्डगांव और ग्राम कोटोड़ी की सम्मिलित सीमा को पार करती है 

और बिन्दु ट तथा ग्राम येरण्डगांव और ग्राम कोटोड़ी की सम्मिलित सीमा तथा बिन्दु ठ और ग्राम कोटोड़ी में नाले की 
बाहरी सीमा से गुजरती है फिर बिन्दु ड पर मिलती है । 


ड - ढ - ण - त : 


रेखा ग्राम कोटोड़ी में प्लाट संख्यांक 46 , संख्यांक 44 , संख्यांक 43 , संख्यांक 94 , संख्यांक 95 , संख्यांक 99 , बिन्दु ढ , 
फिर प्लाट संख्यांक 102 , संख्यांक 103 , संख्यांक 104 , की बाहरी सीमा से गुजरती है और बिन्दु ण से नाले को पार करती 
हुई बिन्दु त पर मिलती है । 


त - थ - क : 


रेखा ग्राम कोटोड़ी में प्लाट संख्यांक 114, संख्यांक 265 , संख्यांक 111 की बाहरी सीमा से गुजरती है तत्पश्चात् ग्राम 
कोटोड़ी तथा पटकाखेड़ी की सम्मिलित सीमा को पार करती है तथा प्लाट संख्यांक 130 /1 - संख्यांक 130/ 2 की बाहरी सीमा 
से गुजरती है और सड़क को पार करती है और प्लाट संख्यांक 137, संख्यांक 138 /1 - संख्यांक 138/2 , बिन्दु थ और 
प्लाट संख्यांक 144 /1 - संख्यांक 144/ 2 - संख्यांक 145 की बाहरी सीमा से गुजरती है और सड़क को पार करती है तथा 
प्लाट संख्या 152 की बाहरी सीमा से गुजरती है तथा पुनः सड़क को पार करती है तथा प्लाट संख्यांक 146 , 150 की बाहरी 
सीमा से गुजरते हुए आरंभिक बिन्दु क पर मिलती है । 

[ फा . सं. 43015 /1/ 2011 - पीआरआईडब्ल्यू -I ] 


दोमिनिक डुंगडुंग , अवर सचिव 


MINISTRY OF COAL 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 26th March , 2014 
S . O . 1727 (E ). — Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Coalnumber S .O . 454 
( E ), dated the 23rd January , 2013, issued under sub - section ( 1) of section 7 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and 
Development) Act, 1957 ( 20 of 1957 ) (hereinafter referred to as the said Act) and published in the Gazette of India , Part II, 
Section 3 , Sub - Section (ii) dated the 25th February, 2013 ,the Central Government gave notice of its intention to acquire the 
lands and all rights in or over such land in the locality described in the Schedule annexed to that notification ; 


And , whereas , the competent authority in pursuance of section 8 of the said Act, has made his report to the Central 
Government; 


And , whereas , the CentralGovernment after considering the report aforesaid and after consulting to the Government 
ofMaharashtra, is satisfied that the landsmeasuring 205 .46 hectares (approximately) or 507 .70 acres (approximately) with 
all rights in or over said land described in the Schedule appended hereto , should be acquired ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of section 9 of the Coal Bearing Areas 
(Acquisition and Development) Act, 1957 , (20 of 1957 ) the Central Government hereby declares that the land measuring 
205 .46 hectares (approximately ) or 507 .70 acres (approximately ) and all rights in or over such land as described in the 
Schedule are hereby acquired . 

The plan bearing number C - 1 (E ) III/FR /901 - 1013 , dated the 8th October, 2013 of the area covered under this 
notification , may be inspected in the Office of the Collector, Nagpur (Maharashtra ) or in the Office of the Coal Controller, 1 , 
Council House Street, Kolkata -700 001 or in the Office of the General Manager, Western Coalfields Limited (Revenue 
Department), Coal Estate , Civil Lines, Nagpur - 440001,Maharashtra. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3( ii)] 


SCHEDULE 
ADASA UNDERGROUND MINE 

NAGPUR AREA 
DISTRICTNAGPUR (MAHARASHTRA ) 
(Plan No. C - 1( E ) III/FR /901- 1013 , dated the 8th October, 2013 ) 

“ PART - A ” 


ALL RIGHTS : 


No. 


Sl. Name of village 

Patwari Circle 

Tahsil 

District Total Area Remarks 
number 

( in Ha.) 
1 Kotodi 

30 

Saoner Nagpur 10 .76 Part 

Total : 10 .76 Hectares (approximately) 

or 26 .59 Acres (approximately ) 

“ PART - B ” 
ALL RIGHTS (Where Mining Rights already exists ) : 
Sl. Name of village Patwari Circle Tahsil 

District Total Area Remarks 
No . number 

( in Ha.) 
1 Yerandgaon 

Saoner Nagpur 35 .50 

Part 
2 Patkakhedi 

Saoner Nagpur 29 .50 

Part 
3 Kotodi 

Saoner Nagpur 129 .70 

Part 
Total : 194 .70 Hectares (approximately ) 

or 481.11Acres (approximately) 
( All Rights ) : 
PART- A + PART - B = TOTAL AREA 
10 .76 Hectares + 194 .70 Hectares = 205 .46 Hectares ( approximately ) 

OR 
26 .59 Acres + 481.11 Acres = 507.70 Acres ( approximately ) 
Plot numbers acquired in village Yerandgaon : 
6 /B ,7 ,8, 9, 13 , 187/1, 187/2, 188, 189 /1, 189/2, 190 , 191, 192, 193, 194, 195/1-195/2, 196 , 197, 198, 199,200 ,201,202,203,204 ,205, 
206 , 207 , 211, 212 ,Nallah (part). 
Plot numbers acquired in village Patkakhedi : 
123 , 124, 125 , 126 , 127 , 128, 129 , 130/1- 130/2,137, 138 /1- 138 /2 , 144/1- 144/2, 145, 146 , 147, 148, 149, 150, 152, Road (Part ). 
Plotnumbers acquired in village Kotodi : 
2 , 3/ 1, 3/2 , 3 /3 , 3/4 , 3 /5 , 3/6 , 3 /7 , 3 /8 , 4 , 5 , 6 / 1, 6 / 2, 7 , 8 , 9 , 10 , 11, 12 / 1, 12 /2 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 
28 , 29, 30 , 31, 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38, 39 , 40 , 41, 42 , 43, 44 , 46 , 94 , 95 , 96 , 97 , 98 , 99 , 100 , 101 , 102, 103 , 104, 111, 112 , 113, 114 , 
115 , 116 , 117 , 118 , 119 /1, 119 /2 , 120 , 121, 122 , 123 , 124 , 125 , 126 , 127 , 128 , 129, 130 , 131 , 132, 133, 134 , 135, 219 (Part), 220 (Part), 
233, 234 , 235 , 236 / 1, 236 /2 , 236 / 3, 236 /4 , 236 /5 , 236 /6 , 236 /7 , 236 /8 , 241/ 1, 241/2 , 242 , 243 , 244 , 245 , 246 , 247, 248 , 249, 250 , 
251/ 1, 251/2 , 253, 254 , 255, 256 , 257 , 258, 259 , 260, 263/ 1 ( Part), 263/6 ( Part), 263/7 (Part ), 263/8 (Part ), 263/9 ( Part ), 265 , 266 , 
Road (Part ), Nallah (Part),Government land (Part ). 
BOUNDARY DESCRIPTION : 
A - B - C - D : Line starts from Point ‘ A ’ in village Patkakhedi and passes along the outer boundary of plot number 150 , 

crosses the road , then passes along the outer boundary of plot numbers 124 , 123 , then crosses the common 
boundary of villages Patkakhedi and Kotodi then proceeds along the outer boundary of plot number 134 
then crosses the road in village Kotodi and passes along the outer boundary of road , Point C , then 

proceeds through Government land and meets at Point ‘ D . 
D - E - F : Line passes along the outer boundary of Government land , crosses the road then passes along the outer 

boundary of plot numbers 26 , 25 , 24 , crosses the road , then passes along the outer boundary of plot 
numbers 2 , 253, then crosses the road and passes along the outer boundary of plot number 263/1 , Point E , 
then passes through plot numbers 263 / 1, 263 /6 , 263 /7 , 263 /8 , 236 /9 and meets at Point ‘ F in village Kotodi. 


[ TTI— QUE 3 (ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


F -G - H - I-J : 


J -K - L - M : 


M -N -O - P : 


Line passes along the outer boundary of plot number 263/9 , then crosses the road , then proceeds along the 
outer boundary ofplotnumbers 244 , 243 , 241/1 - 242/ 2 , 236 /1 - 236 / 2 - 236 / 3 - 236 /4 - 236 /5 - 236 /6 - 236 /7 - 236 / 8 , 
Point ‘G ’ and plotnumber 233, then passes through plot numbers 220 , 219 in village Kotodi, then crosses the 
common boundary of villages Kotodi and Yerandgaon then proceeds along the outer boundary of plot 
numbers 8 , 9 , Point H and passes along the outer boundary of plotnumbers 7 , 13 ,6B , Point ‘I’ and meets 
at Point“ J’ in nallah in village Yerandgaon . 
Line passes through the Nallah in village Yerandgaon and crosses the common boundary of villages 
Yerandgaon and Kotodi and proceeds along the common boundary of villages Yerandgaon and Kotodi 
from Point ‘ K ’ to Point ‘L ’ and proceeds along the outer boundary ofGovernmentnallah and meets at Point 
‘M ’ in village Kotodi. 
Line passes along the outer boundary of plot numbers 46 , 44 , 43, 94 , 95 , 99, Point ‘N ’ then plot numbers 102 , 
103 , 104 , then crosses the nallah from Point O and meets at Point P in village Kotodi. 
Line passes along the outer boundary of plot number 114 , 265 , 111 in village Kotodi then crosses the 
common boundary of villages Kotodi and Patkakhedi and passes along the outer boundary of plotnumbers 
130 / 1 - 130 /2 , then crosses the road then proceeds along the outer boundary of plot numbers 137 , 138 / 1 - 138 / 
2 , Point ‘ Q ’, plot numbers 144 / 1- 141/2 , 145 , then crosses the road and proceeds along the outer boundary 
of plotnumber 152 , then crosses the road and passes along the outer boundary of plot numbers 146 , 150 and 
meets at starting Point ‘ A ’. 

[F .No. 43015 /1/2011 -PRIW -I] 
DOMINIC DUNGDUNG , Under Secy. 


P - Q - A : 


Printed by the Manager , Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


